रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


T 


. 


4 


5 


. 


TRAN 


" E , 


- 


. 


.. .-.. riorr. 

..... 


.. . 


. . 


-- 


MAMM 


: 


1 


। 


। 


सामवजात 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 14 , 2015 / आश्विन 22 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 14 , 2015 /ASVINA 22 , 1937 


सं . 2238 ] 
No. 2238] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2015 
का . आ . 2815( अ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप 
खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं. 3211 ( अ ) तारीख 18 दिसम्बर, 2014 से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर नगर में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी 
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी ; 

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन दैनिक प्रकाशित 
समाचार पत्रों रा " ट्रीय सहारा तारीख 31 जनवरी, 2015 और हिन्दुस्तान तारीख 31 जनवरी, 2015 को प्रकाशित किया 
गया था ; 

और छ: आक्षेप प्राप्त हुए थे तदानुसार आदेश पारित किए गये हैं ; 

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप - धारा (1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 
केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर रेल अधिनियम , 1989 की धारा 
20ङ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है , कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्ण रूप से सभी 
विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


4409 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के लिए कानपुर नगर जिले के भीतर आने 

वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम : - कानपुर नगर 


क्रम 
संख्या 


तालुक का 

नाम 


ग्राम का नाम 


सर्वेक्षण / 
प्लाट सं० 


- भूमि का | भूमि की | 

प्रकार प्रकृति 


क्षेत्रफल 
( हे0 में ) 


भू स्वामी / हितबद्ध 
व्यक्तियों का नाम 


___ (5) 


(7) 


( 1) | कानपुर सदर (1) गढ़ी 

कानपुर 


149 


मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0704 


128 मिन्ज निजी 


कृषि 


0 . 0710 


68 


मिन्ज निजी 


कृषि 


___ 0. 1612 


137 


मिन्ज 


निजी 


कृषि । 0.0800 


जय बहादुर सिंह पुत्र 
जयराम सिंह, राज बहादुर 
सिंह पुत्र दलीप सिंह । 
दिनेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह , 
ज्ञान सिंह , हरेन्द्र सिंह , 
नारेन्द्र सिंह पुत्रगण 
गजराज सिंह । 
रंजीत सिंह पुत्र देशराज 
| सिंह । 
भगौती सिंह पुत्र सूबेदार 
गोपाल सिंह, चन्द्रपाल 
सिंह, दीप नारायण सिंह , 
सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्रगण 
मनवीर सिंह । 
सुमन सुन्दर, रमन सुन्दर 
पुत्रगण श्याम सुन्दर एवं 
महेश चन्द्र , सुरेश चन्द्र 
पुत्रगण गोवर्धन प्रसाद , 
आशीष पुत्र दिनेश चन्द्र एवं 
श्रीमती मीरा पत्नी दिनेश 
चन्द्र बृजेश कुमार, सत्येन्द्र 
कुमार पुत्रगण रमेशचन्द्र एवं 
श्रीमती मायादेवी पत्नी 
रमेशचन्द्र । 
धर्मेन्द्र सिंह , मनोज सिंह 
पुत्रगण शिव शंकर सिंह व 
श्रीमती श्यामा देवी पत्नी 
स्व . शिवशंकर सिंह , विजय 
सिंह पुत्रगण गुलाब सिंह । 
नरायन सिंह, भगवान सिंह 
पुत्रगण शिवपाल सिंह उर्फ 
बच्चन सिंह एवं सरोजनी 
देवी पत्नी रंजीत सिंह । 
शिवनाथ सिंह पुत्र लल्लू 
सिंह । 


89 


मिन्ज 


निजी 


कृषि | 0.0377 


138 


मिन्ज 


निजी । कृषि - 0. 1000 


( 2 ) सेन 
पूरवपारा 


787 


मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 . 0610 


463 


मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0.0900 


818 


मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 .0200 


सुन्दर लाल , श्याम बिहारी 
पुत्रगण मटरू । 


659 


मिन्ज निजी 


कृषि 


0.0600 


रामविलास , रामराजू पुत्रगण 
पुसुवा । 


( 3 ) सचेण्डी 


1398 मिन्ज 


निजी । 


कृषि । 


0 .0588 


सदनलाल, आनन्दप्रकाश 
पुत्रगण पुत्तनलाल । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1397 


निजी । कृषि - 0.0170 


सूरजपाल सिंह , मन्नू सिंह , 
रमेश सिंह , बिजय बहादुर 
सिंह पुत्रगण बाबू सिंह एवं 
नवाब सिंह , केशव सिंह , 
जगदीश सिंह पुत्रगण छोटा 
सिंह एवं प्रताप सिंह पुत्र 
मथुरा सिंह एवं श्रीमती 
शान्ती देवी पत्नी मथुरा 
सिंह । 
देवी प्रसाद , महेश, गनेश, 
रमेश पुत्रगण शिवराम । 
मुरारीलाल पुत्र बाबूलाल 
एवं राकेश कुमार, राजेन्द्र 
कुमार, रमेश कुमार पुत्रगण 
राम औतार एवं रजनी पत्नी 
राम औतार । 


2088 


मिन्ज । निजी । 


कृषि 


0.1352 


2374 मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0 . 1775 


( 4 ) रामपुर 
भीमसेन 


1358 


निजी 


कृषि 


0.0160 


सीताराम पुत्र बद्री प्रसाद । 


801 


क । 


निजी 


कृषि 


0.0114 


799 


मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0. 1494 


1162 


निजी 


कृषि 


0.0150 


415 


निजी 


अकृषक 


0 . 0150 


राम बहादुर सिंह पुत्र 
रामेश्वर सिंह । 
राज बहादुर सिंह, राम 
बहादुर सिंह पुत्रगण 
रामेश्वर सिंह । 
सोवरन सिंह , धर्मेन्द सिंह , 
वीरेन्द्र सिंह, अरविन्द 
पुत्रगण मोतीलाल । 
मे . नेशनल कोलेट्रल 
मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड , 
मुम्बई । 
अमर सिंह, मोहन सिंह , 
अशोक कुमार सिंह पुत्रगण 
मकरंद सिंह एवं 
महेन्द्रप्रतापसिंह , 
शिवप्रतापसिंह, 
राजेन्द्रप्रतापसिंह पुत्रगण 
नयनसिंह । 
सुधाकर सदाशिव केलकर 
पुत्र सदाशिव विनायक 
केलकर । 
सन्तोष कुमार, उत्तम कुमार 
पुत्रगण विश्वनाथ । 
शान्ती पत्नी शारदा प्रसाद 
एवं स्वपनिल पुत्र कमलेश 
शंकर । 


629 


मिन्ज 


निजी 


कृषि - 0.0930 


___ 773 


निजी 


कृषि 


0. 2500 


( 5) सेन 
पश्चिमपारा 


563 


63 


क 


निजी 


कृषि 


0.0200 


( 6) गोपालपुर 


431 


431 


निजी 


कृषि 


0 .0575 


470 


मिन्ज निजी 


कृषि 


0.2000 


रामबाबू पुत्र गंगा प्रसाद । 


(7 ) सुभौली 


मिन्ज 


निजी 


कृषि 


0.0650 


रतीराम पुत्र बाबूलाल । 


40 


मिन्ज निजी । 


कृषि 


0 . 2000 


पुजेड़ी पुत्र मैकू , देवीदीन , 
रजपाल , छोटई पुत्रगण 
बुद्धू , श्रीमती रामदुलारी 
पत्नी कल्लू, राज बहादुर 
पुत्र कल्लू, लक्ष्मीनरायन, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


रामबिलास पुत्रगण नन्हू एवं 
श्रीमती इन्द्रानी पत्नी नन्हू , 
सुशीलकुमार, सुनीलकुमार, 
नरेशकुमार, नागेन्द्रकुमार 
पुत्रगण रामबाबू, प्रांशू 
नावा0 14 वर्ष पुत्र रामबाबू 
संर0 प्रभा देवी मां , श्रीमती 
प्रभादेवी पत्नी रामबाबू । 


56 


मिन्ज 


निजी । 


कृषि । 0.1860 


अच्छेलाल पुत्र छोटा । 


| 57 


मिन्ज 


निजी । 


कृषि 


| 0.1600 


ओम प्रकाश, बिजय कुमार, 
संतोष कुमार पुत्रगण बिरजू 
उर्फ विशनू व रामू, सानू 
पूत्रगण कालीदीन , रवि 
कुमार नाबालिग 16 वर्ष एवं 
ज्ञान दीन नाबालिग 14 वर्ष 
पुत्रगण अशोक कुमार संर० 
राम दुलारी, श्रीमती राम 
दुलारी पत्नी अशोक कुमार 
एवं श्रीमती तुलसा पत्नी 
दुलीचन्द्र । 


71 


71 


निजी 


कृषि 


0. 0970 


राजाराम पुत्र सोनी । 


73 


मिन्ज 


निजी । कृषि । ____ 0.0300 


| अयोध्या प्रसाद पुत्र भूरा । 


254 


मिन्ज 


निजी - 


कृषि 


- 0.1000 


रणधीर सिंह पुत्र कल्लू 
सिंह, राम शंकर, प्रेम शंकर 
पुत्रगण रघुवीर प्रसाद एवं 
राजेश सिंह , सुरेश सिंह , 
दिनेश सिंह , महेश सिंह , 
विवेक सिंह, लव सिंह, कुश 
सिंह पुत्रगण लाल सिंह एवं 
श्रीमती राम जानकी पत्नी 
लाल सिंह । 
नैन सिंह , नवाव सिंह 
पुत्रगण साधूराम । 
मदन सिंह , रमेश सिंह , 
महेश सिंह , दिनेश सिंह 
पुत्रगण चन्दन सिंह एवं 
श्रीमती चन्द्र किरन पत्नी 
चन्दन सिंह । 


271 


मिन्ज 


निजी - कृषि - 0. 0500 


( 8 ) छतमरा 


551 


मिन्ज 


निजी । कृषि । 0. 0481 


[ फा. सं. 2013 / एल. एम . एल . / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरीडोर / 679 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं – 1) 


MINISTRY OF RAILWAY 

(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th October, 2015 


S . O . 2815 ( E ). — Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Railways ( Railway Board), S. O . Number 3211( E ) dated the 18th December , 2014 in Gazette of India , 


[ 4T1 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (ii) Published on dated 18th December, 2014 (hereinafter 
referred to as the said notification ) under Sub - section (1 ) of Section 20 ( A ) of the Railways Act, 1989 (24 of 
1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, declared its intention to acquire the 
land specified in the schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and 
operation of special railway project Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Kanpur Nagar, in the 
State of Uttar Pradesh . 

And whereas, the substance of the said notification was published in the Newspapers Rashtriya 
Sahara dated the 31th January , 2015 and Hindustan dated the 31th January , 2015 under sub - section (4 ) of 
section 20A of the said Act; 

And whereas six objections were received and accordingly orders have been passed . 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority 
has submitted its report to the CentralGovernment. 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority , and in exercise of the 
powers conferred by sub -section (1 ) of section 20E of the Railways Act , the Central Government hereby 
declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ;. 

And further , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District of Kanpur 

Nagar, in the State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor. 
Name of District : Kanpur Nagar 


Serial 
Number 


NAME 

OF 
TALUK 


NAME OF 
VILLAGE 


PLOT/ 
SURVEY 

NO . 


LAND DAT 


TYPE 

OF 
LAND 


NATURE AREA 
OF LAND 


NAME OF 

LAND 
HOLDER / 
INTRESTED 
PERSON 


(Ha) 


( 2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


( 1 ) 
( 1) 


( 3 ) 
Kanpur Nagar (1) Garhi 

kanpur 


149 Minz 


Private 


Agriculture 0. 0704 


| 128 


Minz 


Private 


Agriculture 0. 0710 


(8 ) 
Jai Bhadur 
Singh Slo 
Jairam Singh , 
Raj bhadur 
Singh Slo 
Dalip Singh . 
Dinendra 
Singh , 
Mahendra 
Singh , Gyan 
Singh , 
Harendra 
Singh , 
Narendra 
Singh Slo 
Gajraj Singh . 
Ranjeet Singh 
S /o Deshraj 
Singh . 
Bhagoti Singh 
S /o Subedar 
Gopal Singh , 
Chandra Pal 
Singh , Deep 
Narayan 


68 


Minz 


Private 


Agriculture 


0 . 1612 


137 


Minz 


Private 


Agriculture 


0 .0800 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


89 


Singh , 
Surendra pal 
Singh Slo 
Manveer 
Singh . 
Suman 
Sunder, 
Raman Sunder 
S /o Shyam 
Sunder , 
Mahesh 
Chandra, 
Suresh 
Chandra S / o 
Goverdhan 
Prasad , Ashish 

s/o Dinesh 
Minz Private Agriculture 0 .0377 Chandra , Smt. 

Meera W /o 
Dinesh 
Chandra, 
Brajesh 
Kumar , 
Satyendra 
Kumar S /o 
Ramesh 
Chandra, Smt. 
Maya Devi 
W /o Ramesh 
Chandra. 
Dharmendra 
Singh , Manoj 
Singh s/o Shiv 
Shankar 

Singh , Smt. 
Minz Private Agriculture 0 . 1000 Shyama Devi 

W / o Lt. Shiv 
Shankar 
Singh , Vijay 
Singh Slo 
Gulab Singh . 
Narayan 
Singh , 
Bhagwan 
Singh Slo 

Shivpal Singh 
Minz Private Agriculture 0.0610 

Alias Bacchan 
Singh , 
Sarojani Devi 
W / Ranjeet 
Singh . 

Shivnath 
Minz Private Agriculture 0 .0900 Singh Slo 

Lallu Singh . 

Sundar lal, 
Minz Private Agriculture 0 .0200 Shyam Bihari 

S /o Matru . 


138 


( 2 ) Sen 
Puravpara 


787 


463 


818 


[ 471 II - OUS 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3 ) Sachendi 


Rambilas, 
659 Minz Private Agriculture 0 . 0600 Ramraju Slo 

Pusuwa. 
Sadanlal, 

Anand 
1398 Minz Private Agriculture 0.0588 

Prakash Slo 
Puttanlal. 
Surajpal 
Singh , Mannu 
Singh , 
Ramesh 
Singh , Vijay 
Bhadur Singh 
Slo Babu 
Singh , Navab 

Singh , Kesav 
1397 Minz Private Agriculture 0.0170 

Singh , Jagdish 
Singh Slo 
Chota Singh , 
Pratap Singh 
S /o Mathura 
Singh , Smt. 
Shanti Devi 
W /o Mathura 
Singh . 
Devi Prasad , 

Mahesh , 
2088 Minz Private Agriculture 0. 1352 Ganesh , 

Ramesh S/ o 
Shivram . 
Murarilal S / o 
Babulal, 
Rakesh 
Kumar, 

Rajendra 
2374 Minz Private Agriculture 0 .1775 Kumar, 

Ramesh 
Kumar S / o 
Ram Autar , 
Rajni W /o 
Ram Autar . 

Sitaram S / o 
1358 Private Agriculture 0.0160 

Badri Prasad . 

Ram Bhadur 
801 KA Private Agriculture 0.0114 

Singh Slo 
Rameshwar 
Singh . 
Raj Bhadur 
Singh , Ram 

Bhadur Singh 
799 Minz Private Agriculture 0. 1494 

S / o 
Rameshwar 
Singh 

Sovaran 
1162 Private Agriculture 0 .0150 Singh , 

Dharmendra 


(4 ) Rampur 
Bhimsen 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


415 


Private Residential 0 .0150 


629 


Minz 


Private 


Agriculture 0 .0930 


Singh , 
Virendra 
Singh , Arvind 
S / o Motilal. 
Ms. National 
Coletral 
Management 
Servises 
Limited , 
Mumbai. 
Amar Singh , 
Mohan Singh , 
Ashok Kumar 
Singh Slo 
Makrand 
Singh , 
Mahendra 
Pratap Singh , 
Shiv Pratap 
Singh , 
Rajendra 
Pratap Singh 
S /o Nayan 
Singh . 
Sudhakar 
Sadashiv 
Kelkar Slo 
Sadashiv 
Vinayak 
Kelkar. 
Santosh 
Kumar, Uttam 
Kumar Slo 
vishwanath . 
Shanti W / 
Sharada 
Prasad , 
Swapnil S/o 
Kamlesh 
Shankar. 
Rambabu Slo 
Ganga Prasad . 


773 


Private 


Agriculture 


0 .2500 


(5 ) Sen 
Paschimpara 


563 


Ka 


Private 


Agriculture 


0. 0200 


(6 ) 


Gopalpur 


431 


Private Agriculture 0.0575 


470 


Minz Private 


Agriculture 0. 2000 


( 7 ) Subhauli 


28 


Minz 


Private 


Agriculture 


0.0650 


Ratiram Slo 
Babulal. 
Pujaidi Slo 
Maiku , 
Devideen , 
Rajpal, Chotai 
S /o buddhu , 
Smt. 
Ramdulari 
Wlo Kallu , 
Raj Bhadur 
S /o Kallu , 
Lakshmi 
Narayan , 


40 


Minz 


Private 


Agriculture 0 .2000 


[ 4T1 II - 205 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


56 


Minz 


Private 


Agriculture 0. 1860 


Ramvilas S /o 
Nanhu , Smt. 
Indrani W /o 
Nanhu , Sushil 
Kumar, Sunil 
Kumar, 
Naresh 
Kumar , 
Nagendra 
Kumar Slo 
Rambabu , 
Pranshu Age 
14 years Slo 
Rambabu 
guardian 
Prabha Devi 
mother, Smt. 
Prabha Devi 
W /o 
Rambabu. 
Acchelal Slo 
Chota . 
Om Pakash , 
Vijay Kumar, 
Snatosh 
Kumam Slo 
Birju Alias 
visanu , Ramu , 
Sanu S / o 
Kalideen , 
Ravi Kumar, 
Gyandeen Slo 
Ashok Kumar, 
Smt. Ram 
Dulari W / 
Ashok Kumar, 
Smt. Tulsa 
W /o 
Dulichandra. 
Rajaram S /o 
Soni. 
Ayodhya 
Prasad S /o 
Bhura . 
Randhir Singh 
Slo Kallu 
Singh , Ram 
Shakar , Prem 
Shankar Slo 
Raghuveer 
Prasad , Rajesh 
Singh , Suresh 
Singh , Dinesh 
Singh , 
Mahesh 
Singh , Vivek 


57 


Minz 


Private Agriculture 0. 1600 


71 


Private 


Agriculture 


0. 0970 


73 


Minz 


Private Agriculture 0.0300 


254 


Minz 


Private 


Agriculture 


0 . 1000 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


271 


( 8 ) 


Singh , luv 
Singh , Kush 
Singh S / o Lal 
Singh , Smt. 
Ram Janki 
W /o Lal 
Singh . 

Nain Singh , 
Minz Private Agriculture 0.0500 Navab Singh 

S /o Sadhuram . 
Madan Singh , 
Ramesh 
Singh , 
Mahesh 

Singh , Dinesh 
Minz Private Agriculture 0 .0481 Singh S /o 

Chandan 
Singh , Smt. 
Chandra Kiran 
W / o Chandan 
Singh . 


Chatmarra 


551 


[ F. No. 2013 /LML / 12 /7 /Eastern Corridor/679 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land & Amenities – I) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


